निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


24 माघ 1939 ( श० ) 
( सं0 पटना 137 ) पटना , मंगलवार , 13 फरवरी 2018 


संO ICDS/ 65010 / 02 - 2017 - 531 

समाज कल्याण विभाग 
( आई. सी . डी . एस . निदेशालय ) 


संकल्प 
8 फरवरी 2018 


विषय : किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (Scheme for Adolescent Girls ) अन्तर्गत ऑगनबाड़ी 

केन्द्रों (मिनी सहित ) पर 11- 14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को दी 
जाने वाली पूरक पोषाहार की दरों में संशोधन की स्वीकृति एवं इस योजना को सम्प्रति 

संचालित 12 जिलों के स्थान पर पूरे राज्य में तत्काल प्रभाव से लागू करने की स्वीकृति । 
राज्य के 38 जिलों के प्रखंड स्तर पर 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल 107603 सामान्य 
ऑगनबाड़ी केन्द्र एवं 7115 मिनी ऑगनबाड़ी केन्द्र स्वीकृत है । किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG ) के 
माध्यम से 11-14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार , पोषण एवं स्वास्थ्य 
शिक्षा, जीवन कौशल आदि प्रदान कर उनके पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार , मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक 
विकास करना है । भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश का गैर पोषण मद में 60: 40 एवं पूरक पोषाहार 
मद में 50: 50 का अनुपात निर्धारित है । भारत सरकार के पत्र E. No. SAG/ 2/ 2017 दिनांक 06. 10 . 2017 के 
आलोक में किशोरी बालिकाओं के लिए योजना ( Scheme for Adolescent Girls) अन्तर्गत ऑगनबाड़ी केन्द्रों 
पर 11-14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को दी जाने वाली पूरक पोषाहार की दरों में 
वर्तमान दर 5. 00 प्रतिदिन प्रति लाभुक को संशोधित कर 9.50 प्रतिदिन प्रति लाभुक की स्वीकृति प्रदान की 
गई है । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 13 फरवरी 2018 


2. भारत सरकार के पत्र E. No . SAG/ 2 / 2017 / SAG दिनांक 08. 12 . 2017 के आलोक में बिहार राज्य 
में पूर्व से संचालित 12 जिलों के अतिरिक्त शेष 26 जिलों यथा - नालन्दा, कैमूर, शिवहर, पूर्णिया , 
जहानाबाद, मधुबनी, मधेपुरा , लखीसराय , अरवल , खगडिया , समस्तीपुर, दरभंगा, रोहतास , अररिया , नवादा , 
सुपौल, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चम्पारण , भागलपुर , शेखपुरा, सारण, जमुई , बेगूसराय, भोजपुर , गोपालगंज एवं 
सिवान में इस योजना को तत्काल प्रभाव से लागू करना है । 

___ 3. राज्य के सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित ) में पूरक पोषाहार के सभी योग्य लाभार्थियों का 
सर्वेक्षण एवं भौतिक सत्यापन कर बेसलाइन सर्वे तैयार किया जायेगा। प्रत्येक ऑगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित ) 
पर 11 -14 वर्ष की स्कूल नहीं जाने वाली किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार के रूप में घर ले जाने वाला 
राशन (THR ) वास्तविक रूप से उपस्थित लाभार्थियों को ही देय होगा । 

4. इस योजना के संचालन हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश आई. सी . डी . एस . निदेशालय द्वारा बाद में जारी 
किया जायेगा। 

5. संचिका संख्या - ICDS/ 65010 /02- 2017 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 12 /टिO पर दिनांक 
23. 01 . 2018 को मंत्रिपरिषद की बैठक में पूरक पोषाहार में संशोधित दर एवं राज्य के सभी जिलों में इस 
योजना को लागू करने की स्वीकृति प्रदान की गई है । 
6. संबंधित विभागों / पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

(ह० ) अस्पष्ट , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 
बिहार गजट ( असाधारण ) 137 -571 + 1000 - डी0टी0पी0 । 

Website: http:// egazette.bih. nic.in 


